निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 127 ) 


16 माघ 1935 ( श ) 
पटना , बुधवार , 5 फरवरी 2014 


वाणिज्य कर विभाग 


शुद्धि - पत्र 
3 फरवरी 2014 


सं0 11 / अंशा0 / विविध - 03 / 2012 - 504 — विभागीय अधिसूचना संख्या - एस0ओ0 - 289, दिनांक 17.12. 2009 
के अंग्रेजी संस्करण ( अधिसूचना संख्या - एस0ओ0 -290 , दिनांक 17. 12 .2009 के माध्यम से यथा प्रकाशित) में से उक्त 
अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से शब्द समूह " and including Isabgul ” को विलोपित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

नरेन्द्र कुमार सिन्हा , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 127 - 571 + 1000-डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


